निबंधन संख्याज पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं 0 पटना 33 ) 


22 माघ 1932 ( श 0 ) 
पटना , शुक्रवार , 11 फरवरी 2011 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचनाएं 

3 फरवरी 2011 
सं ० प्र01 / रा० स्था0-23 / 05-03-515 श्री असीम कुमार, तत्कालीन सहायक विद्युत अभियंता को ऊर्जा 
विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 22 ( ज्ञापांक 2700), दिनांक 14 जुलाई 2006 के द्वारा विद्युत कार्यपालक 
अभियंता कोटि के स्थायी पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दी गयी प्रोन्नति को संशोधित करते हुए उन्हे 
दिनांक 20 सितम्बर 2005 के प्रभाव से विद्युत कार्यपालक अभियंता कोटि में प्रोन्नत दी जाती है । 

सं ० प्र01 / रा० स्था0-23 / 05-04-515 — श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन सहायक विद्युत अभियंता को ऊर्जा 
विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 23 ( ज्ञापांक 2700), दिनांक 14 जुलाई 2006 के द्वारा विद्युत कार्यपालक 
अभियंता कोटि के स्थायी पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दी गयी प्रोन्नति को संशोधित करते हुए उन्हें 
दिनांक 30 जून 2006 के प्रभाव से विद्युत कार्यपालक अभियंता कोटि में प्रोन्नति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भु नाथ मिश्र , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 33-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


